निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 187 ) 


14 फाल्गुन 1934 ( NO ) 
पटना, मंगलवार , 5 मार्च 2013 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 


27 फरवरी 2013 
सं0 नि० प्रा०/नि० 1 - 23/ 2012-238 — प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 131 दिनांक 31. 01 .2013 द्वारा अन्य सहित 


जनता धोववल बुनकर स० स० लि० , बनियापुर , सारण के प्रबंधकारिणी कमिटि के निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित एवं 


संसूचित है, जिसके अनुसार प्रबंधकारिणी कमिटि के निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 11. 03 .2013 ( सोमवार ) को सम्पन्न होगा। 


उक्त समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से एक व्यक्ति को अध्यक्ष निर्वाचित किया जाना है । अध्यक्ष के निर्वाचन 


के निमित्त प्राधिकार द्वारा निम्न कार्यक्रम नियत किया जाता है : 


अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन कार्यक्रम 


सूचना का प्रकाशन 


28. 02. 2013 ( बृहस्पतिवार ) 


( ii ) 


नामांकन की तिथि 


15. 03.2013 ( शुक्रवार ) 


11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक 


( iii ) संवीक्षा की तिथि 


15.03. 2013 ( शुक्रवार ) 


1 बजे अपराह्न से 3 बजे अपराह्न तक 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 मार्च 2013 


अभ्यर्थिता वापसी की तिथि 


15.03. 2013 ( शुक्रवार ) 


3 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक 


मतदान , अगर आवश्यक हो 


25.03 .2013 ( सोमवार ) 


7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक 


( vi ) | मतगणना 


25. 03. 2013 


( अपराह्न 3 - 4 बजे से ) 


आदेश से , 


एन० एस० माधवन , 


मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 187 - 571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


